mision 
पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2012- 2015 . " 


“बिजनस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


मात्पधज्यते 


छत्तीसगढ़ राजपत्रा 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 299 ] 


रायपुर , बुधवार , दिनांक 2 जुलाई 2014 -- आषाढ़ 11, शक 1936 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


रायपुर , दिनांक 2 जुलाई 2014 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 35 / 2014/ 18. - - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, नगर पंचायत , बारसूर, जिला- दक्षिण बस्तर कांकेर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा 
अवधारित करता है : 

नगर पंचायत बारसूर को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूचीमें दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है. 
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा . 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 
महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
शिवाजी वार्ड 
माता दंतेश्वरी वार्ड 
अटल वार्ड 
आजाद चंद्रशेखर वार्ड 
महाराणा प्रताप वार्ड 
स्वामी विवेकानंद वार्ड 
भगत सिंह वार्ड 
गणेश मंदिर वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 
जवाहरलाल नेहरू वार्ड 
दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
डॉ . अम्बेडकर वार्ड 
शहीद गैंदसिंह वार्ड 
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 


597 


598 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


- 


- 


वार्ड क्रमांक 01 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 


उत्तर 


नैना के मकान से लंका बहार नाला के किनारे -किनारे पूर्व की ओर चलते हुए 
फूलधर के मकान तक । 
फूलधर के मकान से मंगलपोट बस्ती को लेते हुए बासन तराई तालाब बस्सी के 
मकान को लेते हुए गीदम रोड के किनारे - किनारे अलीबहार नाला तक । 
अलीबहार नाला के किनारे -किनारे चलते हुए वन विभाग के जंगल तक । 

वन विभाग के जंगल से उत्तर की ओर चलते हुए राजाधर बस्ती एवं रूकचंद . 
- बस्ती को लेते हुए नैना के मकान तक । 


दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


.. वार्ड क्रमांक 02 शिवाजी वार्ड 
सीपन तराई तालाब से लंका बहार नाला के किनारे - किनारे पूर्व की ओर चलते 
हुए समरथपारा के बस्ती को लेते हुए कुडीराम नाग मकान तक । 
कुड़ीराम के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए शिव कुमार के मकान को लेते 
हुए मंगलपोट सड़क तक । 
बस्सीराम के मकान से मंगलपोट रोड के किनारे- किनारे पचिम की ओर चलते 
हुए वन विभाग के जंगल तक । 
वन विभाग के जंगल से सुदू के मकान को लेते हुए उत्तर की ओर चलते हुए 
पहाड़ को लेते हुए सीपनतराई तालाब तक । 


दक्षिण 


पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 03 माता दंतेश्वरी वार्ड 


उत्तर 


मुंचनार रोड जोड़ान से पूर्व की ओर चलते हुए गणेश मंदिर को लेते हुए पीलाराम 
के मकान को लेते हुए अटल चौक तक । 
शिव के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए चंडा के मकान को लेते हुए कृशि 
भूमि को लेते हुए लंका बहार नाला तका 
लंका बहार नाला से कृशि भूमि होते हुए जंगल तक । 
जंगल से मूचनार चौक होते हुए उत्तर की ओर चलते हुए बलिहार के मकान को 
लेते हुए. वन विभाग के जंगल तक । 


दक्षिण 


पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 04 अटल वार्ड 


उत्तर 


पूर्व 


. 


वनवासी आश्रम रोड से बत्तीसा मंदिर होते हुए बामदेव पुजारी के मकान से पूर्व . 
की चलते हुए चंदरलाल के मकान को लेते हुए बालिका कन्या आश्रम को लेते हुए 
बुढा सागर तालाब तक । 
अटल चौक से दक्षिण की ओर चलते हुए गीदम रोड के किनारे बत्तीसा मंदिर . 
कल्याण आश्रम, माता मंदिर को लेते हुए लंका बहार नाला पुल तक । 
भूशण, गुप्ता के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए बालक आश्रम को लेते हुए 
अंटल चौक को लेते हुए चरण के मकान तक । 
जंगल से मुचनार रोड के किनारे - किनारे उत्तर की ओर चलते हुए मूचनार 
बारसूर जोड़ान चौक तक । 


दक्षिण 


पश्चिम 


741 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


598 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक 05 आजाद चंद्रशेखर वार्ड 


उत्तर 


भूशण गुप्ता और चलते हुए बामदर तक 


दक्षिण 


बामदेव पुजारी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए चंदरलाल के मकान को लेते 
हुए. बालिका कन्या आश्रम को लेते हुए बुढ़ा सागर तालाब तक । 
बुढ़ा सागर तालाब से बोधघाट रोड पीयूश टेलर को लेते हुए दक्षिण की ओर 
चलते हुए भाहीद चौक भूशण गुप्ता के मकान तक । 
भूशण गुप्ता के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए बालक आश्रम को लेते हुए 
नगर पंचायत संग्रहालय को लेते हुए माता दंते वरी मंदिर तक । 
माता दंतेश्वरी मंदिर से उत्तर की ओर चलते हुए कुसनू के मकान को लेते हुए 
बामदेव पुजारी के मकान तक । 


पश्चिम 


को लेते हुए 


वार्ड क्रमांक 06 महाराणा प्रताप वार्ड 


उत्तर 


पूर्व 


जयलाल के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए सूरजनाथ बस्ती को लेते हुए कान्हा 
के मकान तक । 
कान्हा के मकान से बोधघाट रोड से दक्षिण की ओर चलते पुलिस थाना परिसर 
को लेते हए बढ़ा सागर तालाब तक । 
बुढ़ा सागर तालाब से पश्चिम की ओर चलते हुए कवि के मकान को लेते हुए 
शिव के मकान तक । 
शिव के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए जयलाल के मकान तक । 


दक्षिण 


पश्चिम 


.. वार्ड क्रमांक 07 स्वामी विवेकानंद वार्ड 


उत्तर . 
पूर्व 


दक्षिण 


कृषि भूमि से पूर्व की ओर चलते सपुरचंद के मकान तक । 
सपुरचंद के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पंचायत भवन एवं सल्फीकोंटा को 
लेते हुए लक्ष्मीनारायण के मकान तक । 
लक्ष्मीनारायण के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए रंजन के मकान को लेते 
हुए कृषि भूमि तक । 
कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए लक्ष्मी नाथ के मकान को लेते हुए कृषि 
भूमि तक । 


पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 08 भगत सिंह वार्ड 


उत्तर 


दक्षिण 


जलाराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए रघु के मकान तक । 
रघु के मकान से बोधघाट रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए मयाराम के मकान 
तक । 
मयाराम के मकान से पश्चिम की ओर टेमरूभाटा मार्ग से चलते हुए कृषि जमीन 
तक । 
कृषि जमीन टेमरूभाटा रोड से उत्तर की ओर चलते हुए जलाराम के मकान तक । 


पश्चिम 


- 


. 


598 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2014 


- - 


- 


- 


वार्ड क्रमांक 09 गणेश मंदिर वार्ड 


उत्तर 


क्षिण 


मार्डर नाला से पूर्व की ओर चलते हुए. हितामेटा मार्ग तक । 
हितामेटा मार्ग से चलते हुए कृषि भूमि होते हुए एच. व्ही . डी. सी को लेते हुए शहीद 
चौंक तका 
चित्रकोट मार्ग से पश्चिम की ओर चलते हुए एच.व्ही. डी. सी. को लेते हुए शहीद 
चौक तक । 
शहीद चौक से उत्तर में चलते हुए कस्तुरबा आश्रम को लेते हुए जवाहर नवोदय 
विद्यालय लो लेते हुए हितामेटा रोड तक । 


पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 10 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर . 
पूर्व 
दक्षिण 


।...। 


हितामेटा मार्ग से चलते हुए जंगल तक । 
जंगल से चलते हुए चित्रकोट रोड से जय कल्याण के मकान तक । 
जय कल्याण के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए झोडू गली किशोर गली लेते 
हुए कृषि भूमि तक । 
कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए हितामेटा रोड तक । 


पश्चिम 


। 


वार्ड क्रमांक 11 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


उत्तर 


: - 


पूर्व 


दक्षिण 


पानी टंकी से पूर्व की ओर चलते हुए नयाः रा प्राथमिक शाला को लेते हुए 
चित्रकोट रोड से तक । 
चित्रकोट रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए जंगल को लेते हुए लंका बहार नाला 
तक । 
लंका बहार नाला से पश्चिम की ओर चलते हुए जंगल को लेते हुए जगरनाथ के 
मकान तक । 
जगरनाथ के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए चितुराम के बस्ती को लेते हुए 
रामतराई पारा चालकी पारा को लेते हुए पानी टंकी तक । 


पश्चिम 


: 


वार्ड क्रमांक 12 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 


उत्तर 


P 


पूर्व 


शिक्षक कॉलोनी से पूर्व की ओर चलते हुए चित्रकोट रोड से पावर हाऊस को लेते 
हुए सी . आर. पी. एफ . कॉलोनी तक । 
चित्रकोट रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए सी . आर. पी .एफ . कॉलोनी के पीछे 
हिसा तक 
सी . आर. पी .एफ . कॉलोनी के पीछे हिस्सा से पश्चिम की ओर चलते हुए सी. एस. ई. बी. 
कॉलोनी 2241 तक । 
सी . एस.ई. बी . लोनी 220 से पूर्व की ओर चलते हुए शिक्षक कॉलोनी तक । 


दक्षिण 


. 


पश्चिम 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2014 


598 ( 3 ) 


- 


- 


- 


. वार्ड क्रमांक 13 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 


दक्षिण . 


बस स्टैण्ड से पूर्व की ओर चलते हुए भीमा के मकान को लेते हुए स्टेट बैंक तक । 
. . : - . . स्टेट बैंक से . दक्षिण की ओर चलते हुए. बुने के मकान को लेते हुए हाड़ीराम के 

मकान तक । 
हाड़ीराम के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए कृषि क्षेत्र को लेते हुए रिलायन्स 
टॉवर को लेते हुए माता मंदिर, वनवासी,कल्याण आश्रम तक । 
वनवासी कल्याण आश्रम से उत्तर की ओर चलते हुए झोडू के मकान होते हुए 
रिलायन्स टॉवर चलते हुए कुशवाह के मकान को लेते हुए बस स्टैण्ड तक । 


पश्चिम 


उत्तर : 


. 


पूर्व 
दक्षिण 


वार्ड क्रमांक 14 शहीद गैंदसिंह वार्ड 
धनीराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए योगेन्द्र के मकान को लेते हुए 
. प्रभुनाथ के मकान तक । 
प्रभुनाथ के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पहाड़ तक । 
पहाड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए चरण के मकान को लेते हुए सरगीगुड़ा बस्ती 
को लेते हुए आंगनबाड़ी तक । 
आंगनबाड़ी से उत्तर की ओर चलते हुए कृषि भूमि को लेते हुए धनीराम के मकान 
तक । 


पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 15 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 


उत्तर . 
पूर्व 


: 


बंसोड़े के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मेंढकी डबरी को लेते हुए मुडा टिकरा 
बस्ती को लेते हुए चरण के मकान तक । 
चरण के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए मुंडा टिकरा पारा को लेते हुए लंका 
बहार नाला तक । 
लंका बहार नाला से पश्चिम की ओर पहाड़ को लेते हुए अलीबहार नाला तक । 
अली बहार नाला से कोसा सेंटर को लेते हुए उत्तर की ओर चलते हुए कुवरचंद 
बस्ती को लेते हुए देवंचद के मकान को लेते हुए बंसोडे के मकान तक । . 


दक्षिण 
पश्चिम 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एम . मिंज , उप - सचिव. 


रायपुर , दिनांक 2 जुलाई 2014 


क्रमांक एफे । - 35 / 2014/ 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचनाक्रमांक एफ । 
35 / 2014/ 18, दिनांक 02- 07 - 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. एम . मिंज , उप - सचिव . 


598 ( 4 ) 


EnTE ETAPP , FEATF 2 F 


2014 


Raipur, the 2nd July 2014 


NOTIFICATION 


14 . 


No. F 1 - 35 2014 / 18 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 
29 of the Chhattisgarh Municipal Council Act, 1961 (No. 370f 1961) the State Gulernment. 
hereby determine the extent of wardsof Nagar PanchayatBarsour, Distt . South Bastar Dantewadi 
as per Schedule given belolu : 


1. Divide the Nagar Panchayat Barsour into 15 wards and define the limit of 

all such wards as per schedule . 


2 . Notify that one member shall be elected for every ward . 


: 


: 


// SCHEDULE /I . . 


11 SCHEDULEN 


. 


No . of 
wards 


Name of wards 


MN 


Maharani Laxmibai Ward 

Shivaji Ward 
Mata Danteshwari Ward 

Atal Ward 
Aajad Chandrashekhar Ward 
· Maharana pratap Ward 
Swami Vivekanand Ward 

Bhagat Singh Ward 
Gancsh Mandir Ward 
Mahatma Gandhi Ward 
Javaharlal Neheru Ward 
Dindayal Upadhyay Ward 

Dr. Ambedkar Ward 
Sahid Gaindsingh Ward 
Lal Bahadur Shastri Ward 


EMIG TIME,Fix 2015 2014 


598 ( 3 ) 


Ward No. 01 . Maharani Laxmibai Ward 


North : 


East : 


From the house of Naina to the house of Fuldhar Walking through the 
borders of the Lanka Bahar canal to ward East . 
Going from the house of Fuldhar, covering Mangalpot Basti and Basantrai 
Pond , Bassi home toward the alibahar canal, walking besides Geedam 
road . 
Going through the borders of Alibahar canal to the forest of Forest 
Department 
Going to ward North from the forest of Forest Department, covering 
Rajadhar Basti and Rukchand Basti to the House of Naina. 


South : 


West: 


North : 


. 


East: 


Ward No . 02 Shivaji Ward 
Going to East from the" Seepan Tarai pond” besides the border of Lanka 
Bahar cannal covering Samrathpara Basti fill the house of Kudiram Nag . 
Going to ward South from Kudiram house covering house Shivkumar till 
the Mangalpot Road . . 
From the house of Bassiram going to ward west Sesides Mangalpot Road 
to the forest of Forest Department. 
From the forest of Forest Department going toward North covering house 
of sadu and hilly areas till the " seepan - Tarai pond ” . 


South : 


West : 


ward No. 03 


Mata Danteshwari Ward 


North : 


East : 


Going to East from the joint age ofmuchnar road covering Ganesh teple , 
house of peelaram till the Atal chouk . 
Going toward south from Shiv home taking chanda house covring 
ploughing land till the Lanka Bahar canal. 
From the pool of Lanka Bahar canal going toward west beside the canal 
till the forest alu . . 
going toward North from the forest area besides Muchnar Road till the 
Muchnar Barsoor joint age chouk . 


South : - 


. 


West : 


598 (6 ) 


E 


RIC T6149 , fecith 2 TA 2014 


Ward No. 04 


Atal Ward 


- North : 


East : 


Vanvashi Aasram road taking Battisha mandir and covring Bamdev 
Pujari home going toward East and taking chandarlal home covring 
Balika Kanya Aashram upto Budha Sagar Tank . 
Going to south from Atal Chouk beside of Geedam Road Battisha 
Mandir Kalyan Aashram Taking Mata Mandir till Lanka Bahar cenal 
Bridge . 
Going Narth From Bhushan Gupta Home Covring Balak Aashram , Atal 
Chouk , till to Chanran home. 
Going North from forest to beside Muchnar road covring muchnar 
Barsoor Joint chouk . 


South : 


West: 


North : 


East: 


Ward No. 05 Aajad Chandrashekkar Ward 
Walking East from the house of Wamdev Pujari, covering house of 
Chandarlal and Balika kanyan Aashram to the Buda Sagar Pond . 
From the Buda Sagar pond taking piyush Tailer on Bodhghat road and 
then going south till the house of Bhushan Gupta at Sahid Chouk . 
From the Bhushan Gupta home going North way covering Balak 
Aashram , Nagar Panchayat Museum till the Mata Danteshwari temple . 
going North from the Mata Danteshwari temple taking house of Kasnu to 
the Wamdev Pujari home. 


South : 


West : 


Ward No. 06 


Maharana Pratap Ward 


ar 


North :- . 


East : 


Going East from jaylal home, Covering surajnath Basti to the Kanha 
home. 
From kanha home going south way in Bodhghat road covering police 
Thana area compartment to the Buda Sagar pond . 
Going west from Buda Sagar pond taking home of Kavi to the house of 
Shiv . 
Going North from the shiv house to the jaylal house . 


South : 


West: 


JARATING TTHCE , fenich 2 FIAT 2014 


598 ( 7 ) 


Ward No. 07 


Swami Vivekanand Ward 


North : 
East:- . 


South : 


Going East from ploughing area to the sapur chand house . 
Going South from sapur chand house covering Panchayat Bhavan and 
Salphikonta to tha Laxminarayan house . 
Going west Way from Laxminarayan house taking Rajan houe to the 
Ploughing land . 
Going North from ploughing land , covering Laxmi Nag house to the 
ploughing land . 


West: 


Ward No. 08 . Bhagat Singh Ward 


North : 
East: 


Going East from jalaram house to the house of Raghu . 
From house of Raghu going south way in Bodhghat Road to the 
Mayaram house . 
Going west from the Mayaram house through Temrubhata Road to the 
ploughing land . 
Going North from ploughing land of temrubhata Road of jalaram house. 


South : 


West : 


** 


Ward No. 09 . Ganesh Mandir Ward . 


North : 
East : 
South : 


Going East from Marden canal till upto Hitameta road. 
From going forest to chitrakot road covring till jaikalyan home. 
Going west from house of jaikalyan home covring jhodu gali ,kishor gali 
till to ploughing land . 
Going from North ploughing land till the Hitameta Road . 


West : 


Ward No. 10 


Mahatma Gandhi Ward 


North : 
East : 
South : 


Going from Hitameta Road till the Forest . 
Going Forest from Chitrakot Road till the Jaikalyan home. 
Going west from Jaikalyan home taking jhodu gali,kishor gali, till 
ploughing land . 
Going North from ploughing land till the hitameta Road . 


West : 


܇ ܆܃ ܡܿܢ ܝܵ 


598 ( 8 .) 


SITET 1947 , Perlis 2 Mir 2014 


Ward No. 11 - . Jawahar Lal Neheru Ward 


North : - 


East:- 


. 


Going East from Watertank taking Nayapara Primary School to the 
Chitrakot Road . 
( icing Soutlr way from Chitrakot Road Covering Forest to the Lanka 
Bahar cannl. 
Going west from Lanka Bahar Canal Covering forest to jagarnath house. 
Going North From jagarnath house , covering Chituram Basti Ramtarai 
para , Chalki para till the watertank . 


" South : - : 
West :- 


Ward No . 12 


Dindayal Upadhyay Ward . . . . . 


North : 


East : 
South : 
West : 


Going East from Teachers colony Covering power house to C .R . P .F 
colony in Chitrakot Road . 
Going South from Chitrakot Road to backyard of C .R .P .F . colony . 
Going west from backyard of C .R . P . F .colony to C . S . E . B . colony 220 . 
Going East from C . S . E . B . colony 220 to teachers colony . 


Ward No. 13 


Dr. Ambedkar Ward 


North : 
East: 


South : 


Going East from Bus Stand , covering Bh ma house to State Bank . . . 
Going South from State Bank , covering Bune house to the house to 
Hadiram . . 
Going west from house of Hadįram , Covering ploughing area teiking 
Reliance Tower ,mata mandir, till the vanvashi kalyan Aasram . 
Going North from vanvashi kalyan Aasram , Taking Jhodu home toward 
Reliance Tower , kushwaha home fill the bus stand . 


West: 


Ward No. 14 


Sahid Gaindsing Ward 


North : 


East: 
South : 


Going North from Dhaniram ,covering Yogendra house to the house of 
prabhunath . . 
Going South froin house of prabhunath to the hilly area . 
Going west from hiliy area covering charan house, Sargiguda Basti to 
Angan Badi. 
Going North frorra Anganbadi Covering ploughing land to the house of 
Dhaniram . 


West : 


EMAIG 5102 , Paieti 25/615 2014 


598 ( 9 ) 


. 


. . Ward No. 15 · . Lal Bahadur Shastri Ward 


North : - Going East from Bansode house covering Mendhaki Dubri,Mundatikra 

Basti to the house of Charan . 
East :- Going South from Charan house covering Mundatikra para to the Lanka 

Bahar Canal. 
. . . . . . South : - . . : Going west from Lanka . Bahar canal covering forest and hilly areas to the 

Ali Bahar canal. 
. .. West :- From ali Bahar canal covering Kosacenter the going North , Covering 

. · Kuverchand Basti and Dev Chand house to the house Bansoda . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

M . M . MINJ, Deputy Secretary 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगद द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित • 2014. : 


